निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 697 ) 


13 भाद्र 1935 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 4 सितम्बर 2013 


निगरानी विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

4 सितम्बर 2013 
सं0 नि०वि०स्था0 - 105 / 97 (ii) - 4604 - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के 
तहत निगरानी विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए विभाग के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख 
अंकित प्राधिकार का दायित्व निर्वहन हेतु तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक लिए नियुक्त किया जाता है । 


अपीलीय प्राधिकार 


1. श्री सतीश प्रसाद , 

अपर सचिव 
2. मो0 खबीर, 

उप – सचिव 
3. श्री विनोद कुमार, 

अवर सचिव 


लोक सूचना पदाधिकारी 


सहायक लोक सूचना पदाधिकारी 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 697 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


